रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


T 


HT 


- 


EHE 


TRAN 


. 


: - - 


- 


riorr. 


. 


. 


----- 


Are 


: 


1 


। 


। 


सामवजात 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 16 , 2015 / आश्विन 24 , 1937 
___ NEW DELHI , FRIDAY , OCTOBER 16, 2015/ ASVINA 24, 1937 


सं . 2272] 
No. 2272 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 अक्तूबर , 2015 
का . आ . 2854( अ).- आयकर अधिनियम , 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के 
साथ पठित उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण 
की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2) में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय 
समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती है, तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र 
परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के कॉलम ( 3) में यथा उल्लिखित उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित 
करती है, तथा सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग 
के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुमत किया जाना है, नामत: 

सारणी 
क्रम | संस्था का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम और उसकी धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में 
अनुमानित लागत 

अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम 

राशि एवं अनुमोदित अवधि 
( 2) 
रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन ग्रामीण मणिपुर को शिक्षा देने के लिए समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 से शुरू होने वाले 
वैनेम , बी . पी . ओ. बंग्ट, पी . 8. 11 करोड़ रुपए 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016- 17 
औ. नामबोल सरदार हिल्स , 

और 2017 -18 के लिए 8. 11 करोड़ रुपए की 
सेनापति जिला , मणिपुर 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की है । 
795134 


( 3 ) 


4455 GI/2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC . 3(ii ) ] 
2 . कुकि स्पोर्टिंग क्लब लमुलेन जेल | शारीरिक शिक्षा भवन और एथ्लेटिक्स , | समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 से शुरू होने वाले 
रोड, इंफाल - 795001, मणिपुर । क्रीड़ा एवं खेल - कद हेत खेल का मैदान | तीन वित्तीय वर्षों अथोत 2015 -16, 2016- 17 

का निर्माण , जरूरतमंद एवं गरीब | और 2017 - 18 के लिए 3 करोड़ रुपए की 
विद्यार्थियों को मफ्त प्रशिक्षण 3 करोड | अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
रुपए 

अनुमोदन की सिफारिश की है । 
3. | वलावा ताल्का बाँध सोसायटी , | महाराष्ट्र में स्कूल एवं कालेजों के समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 से शुरू होने वाले 
न्यू हाई स्कूल संगली, 107 नॉर्थ | 

वर्तमान कार्यकलापों का विस्तार , क्षेत्र तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 
शिवाजी नगर, संगली -416416 का विकास 8.85 करोड़ रुपए 

और 2017 -18 के लिए 8. 85 करोड़ रुपए की 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
महाराष्ट्र 

अनुमोदन की सिफारिश की है । 


4. 


| श्री विजयलक्ष्मी चैरिटेबल टस्ट , गरीब बच्चों को अपनी शिक्षा जारी समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 से शुरू होने वाले 

रखने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति देकर उन्हें | तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015 -16. 2016- 17 
107 -ए , सेनगुप्था स्ट्रीट , राम 

बढ़ावा देना और उत्थान करना "विद्या | और 2017- 18 के लिए 595 करोड़ रुपए की 
नगर , कोयंबटूर -641009 

का उपहार " 595 करोड़ रुपए अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
तमिलनाडु 

अनुमोदन की सिफारिश की है । 


महाशक्ति फाउंडेशन एट - मणिगडा , जिला रायगढ़ , उड़ीसा में कृषि | समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 से शुरू होने वाले 
मदनपुर रामपुर, कालाहांडी , 

| एवं प्राकतिक संसाधनों के संरक्षण . | तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016-17 
उड़ीसा -766102 अनुसंधान प्रशिक्षण एवं उत्पादन हेतु केंद्र 

और 2017- 18 के लिए 9. 83 करोड़ रुपए की 
स्थापित की परियोजना का प्रस्ताव | 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
9. 83 करोड़ रुपए 

अनुमोदन की सिफारिश की है । 
6. सर नेस वाडिया फाउंडेशन , युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए | 

स वाडिया फाउंडेशन | यवाओं किसानों और महिलाओं के लिए समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 से शुरू होने वाले 
नेरिल्ले हाउस. जे. एन. हेरडिका | आमदनी के जारिए पैदा करने वाले | तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016- 17 
मार्ग , बल्लार्ड ईस्टेट , मुंबई - 

कार्यक्रमों पर विशेष रूप से केंद्रित करने और 2017 -18 के लिए 1835. 40 लाख रुपए की 

वाले एकीकृत विकास कार्यक्रम अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
400001 1835. 40 लाख रुपए 

अनुमोदन की सिफारिश की है । 
7 . प्रगति जुबक संघ (पीजेएस) एट - उड़ीसा के भद्रक जिले के गरीबी रेखा के समिति ने वित्त वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले 
डोलामंडोप, पी . ओ . नीचे के लोगों के लिए ग्रामीण अस्पताल तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015-16, 2016- 17 

एवं नर्सिंग कॉलेज एवं मोबाईल मेडीकल 
सुकलेशवोर वाया - चंदाबली , 

और 2017- 18 के लिए 5. 93 करोड़ रुपए की 
स्वास्थ्य देखभाल यूनिट स्थापित करने के 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
जिला भदरक , उड़ीसा -756133 लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की 

अनुमोदन की सिफारिश की है । 
परियोजना का प्रस्ताव 5. 93 करोड़ 

रुपए 
8 . सत्यदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट मृग्मल , स्थापना , प्रचालन एवं अनुरक्षण 

। समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 से शुरू होने वाले 
( पटेल फ्लियू) पोस्ट : वीरवाल , 2.97 करोड़ रुपए 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016 - 17 

और 2017 - 18 के लिए 2. 97 करोड़ रुपए की 
तहसील- धरमपुर , जिला 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
वलसाड - 396050 

अनुमोदन की सिफारिश की है । 


9 . 


दलित फाउन्डेशन , सी -58 , | प्रत्यक्ष मध्यस्थतता , फेलोशिप कार्यक्रम | समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 से शुरू होने वाले 
बेसमेंट, साउथ एक्सटेंशन , नई 

और गैर - सरकारी संगठन के गठबंधन तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016- 17 
द्वारा दलित समुदाय के उन्नयन हेतु 

| और 2017-18 के लिए 10 .12 करोड़ रुपए की 
दिल्ली - 110049 व्यापक कार्यक्रम 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
10.12 करोड़ रुपए 

अनुमोदन की सिफारिश की है । 


11 . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
10. | मैत्री जे -92 , ए. आर . डी . मैत्री घर 2.00 करोड रुपए 

समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 से शुरू होने वाले 
कॉम्प्लेक्स , आर. के. पुरम , 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 
सेक्टर - 13, नई दिल्ली -66 

और 2017- 18 के लिए 2. 00 करोड़ रुपए की 
अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की है । 
टच ( टर्निंग अपॉरचुनिटीज | शिशु विकास परियोजना -विहीगांव समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 से शुरू होने वाले 
अपलिफ्टमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्प ) 21. 78 लाख रुपए 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016 - 17 
मार्फत आनदरॉव पवार हाई 

और 2017 -18 के लिए 21.78 लाख रुपए की 
स्कूल , ग्राउंड फ्लोर , वाजिरा , 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
एल . टी . रोड , बोरीविली 

अनुमोदन की सिफारिश की है । 
(पश्चिम) मुंबई- 400091 
अनीता चानू वेटलिफ्टिंग बालिका छात्रावास और मनोविनोद हॉल समिति ने वित्त वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले 
अकैडमी लुवांगसनबाम मखा का निर्माण 2.50 करोड़ रुपए 

तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 
लीकाई , बी . पी . ओ . मंत्रीपुखरी 

और 2017- 18 के लिए 2.50 करोड़ रुपए की 
798002 मणिपुर 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की है । 
श्री महावीर चैरिटेबल टस्ट . | गुजरात के कमजोर वर्ग के समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 से शुरू होने वाले तीन 

| जरूरतमंद छात्रों की वित्तीय वित्तीय वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016 - 17 और 
302, समृद्धि , साकर ||| के न 

सहायता 6. 00 करोड़ रुपए 
सामने, बी / बी सी . यू. शाह 

2017 -18 के लिए 6.00 करोड़ रुपए की अनुमानित 

लागत पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
कॉलेज, आयकर सर्किल के 

सिफारिश की है । 
नजदीक, आश्रम रोड, 

अहमदाबाद -380014 
14. श्री जैन मेडिकल रिलीफ डायलिसिस परियोजना 1. 90 करोड़ समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 से शुरू होने वाले तीन 
सोसायटी, 10 , विनायक मुदाली रुपए 

वित्तीय वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016 - 17 और 
स्ट्रीट , सोकार्पेट , चेन्नई 

2017-18 के लिए 1. 90 करोड़ रुपए की अनुमानित 
600079 

लागत पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 

सिफारिश की है । 
15 . सेट . जूड इंडिया चाइल्डकेअर वर्तमान में कैंसर पर ध्यान देते हुए समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 से शुरू होने वाले तीन 
सेंटर्स , 525, पांचवा तल, अरुण | पुरानी लंबी बीमारियों से ग्रसित वित्तीय वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016 -17 और 

शिशुओं तथा उनके माता -पिता हेतु 2017- 18 के लिए 27. 44 करोड़ रुपए की 
चैम्बर्स , तारदेव , मुंबई - 400034 
उनके इलाज के दौरान ठीक होने तक 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए अनुमोदन 
नि : शुल्क आवास का प्रावधान और 

की सिफारिश की है । 
साथ ही कैंसर से लड़ने के लिए उन्हें 
भौतिक और भावनात्मक रूप से 

सहारा देना 27. 44 करोड़ रुपए 
16. | जनकल्याण प्रतिष्ठान , एट - | एड्स , टी . बी और मलेरिया के समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 से शुरू होने वाले तीन 

शिवानंदा नगर , पी . ओ . निवारण हेतु समुदाय आधारित वित्तीय वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 और 
पारालाखेममदिन जिला- कार्रवाई 7.80 करोड़ रुपए | 2017- 18 के लिए 7. 80 करोड़ रुपए की अनुमानित 

लागत पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
गजपति , ओडिशा- 761200 

सिफारिश की है । 
17. | सोकेश्वर ग्रामीण विकास सेवा कौशल विकास 53. 34 करोड़ रुपए समिति ने वित्त वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन 
संस्था , मार्फत श्री अनिर्धा 

वित्तीय वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 और 


18. 


19 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC. 3( ii )] 
मणिक अदसुल वाघ माला , 

2017-18 के लिए 53. 34 करोड़ रुपए की 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए अनुमोदन 
क्रान्डिकर अस्पताल के पीछे, 

की सिफारिश की है । 
अहमदनगर , तालुक जिला 
अहमदनगर , महाराष्ट्र 
| उम्मीद 208- 216, डीडीए आय सृजन कार्यक्रम और स्वास्थ्य समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 से शुरू होने वाले तीन 

देखभाल के जरिए गरीबी उन्मूलन वित्तीय वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016- 17 और 
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स , अरविंदो 
6.62 करोड़ रुपए 

2017 - 18 के लिए 6.62 करोड़ रुपए की अनुमानित 
प्लेस मार्केट , हौज खास , नई 

लागत पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
दिल्ली- 110016 

सिफारिश की है । 
नौरोसजी वाडिया , मैटरनिटी | नौरोसजी वाडिया मैटरनिटी समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 से शुरू होने वाले तीन 
हॉस्पीटल , अचारी डोंडे मार्ग , 

| अस्तपताल का उन्नयन और वित्तीय वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016 -17 और 
आधुनिकीकरण 200 लाख रुपए की 

2017 -18 के लिए 200 लाख रुपए की कार्पस निधि 
पारेल - 400012, जिला मुंबई कार्पस निधि के साथ 1912 लाख 

के साथ 1912 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 
रुपए 

परियोजना के लिए अनुमोदन की सिफारिश की है। 
20. | मेस्को एडकेशन सोसायटी. | ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय निर्माण समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 से शुरू होने वाले तीन 

परियोजना और इस गतिविधि को वित्तीय वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 और 
नाटलवाला बिल्डिंग, 110, वी . 
कायम रखना 12 करोड़ रुपए 

2017- 18 के लिए 12 करोड़ रुपए की अनुमानित 
एस. रोड, माहिम , मुंबई 

लागत पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 
400016 

सिफारिश की है । 
| डेविड राजासिंह एडुकेशनल एंड ( क ) स्टैला मैरी आर्ट्स एंड साइंस समिति ने वित्त वर्ष 2015-16 के शुरू होने वाले 
चैरिटेबल ट्रस्ट , मे कॉलेज 

तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016- 17 और 2017 
डोराइसैमीपुरम -गाँव , | ( ख ) स्टैला मैरी ऑरफेनेज होम 

| 18 के लिए 20 करोड़ रुपए ( 10 करोड़ रु0 + 3 
राजापालयम , विरुद्धनगर ( ग ) स्टैला मैरी फ्री सर्विस हॉस्पीटल | 

करोड़ रु0 + 5 करोड़ रु0 + 2 करोड़ रु0 ) की 
जिला- तमिलनाडु- 626121 ( घ) स्टैला मैरी ब्लांइड स्कूल 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए अनुमोदन 
20 करोड़ रुपए ( 10 करोड़ रु. + 3 की सिफारिश की । 
करोड़ रु. + 5 करोड़ रु .+ 2 करोड़ रु. ) 


21 . 


22. | सोसायटी फॉर दी वेलफेयर हाई- टैक व्यावसायिक , कृषि कौशल समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 से शुरू होने वाले तीन 
ऑफ वीकर सेक्शन्स , नियर विकास परियोजना 

वित्तीय वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 और 
डीएफओ ऑफिस, पालाखेमुंडी , 12.04 करोड़ रुपए 

2017-18 के लिए 12.04 करोड़ रुपए की 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए अनुमोदन 
जिला -गजपति , ओडिशा 

की सिफारिश की है । 
761200 


यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2015- 16, 2016- 17 तथा 2017-18 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए और 
उक्त सारणी के क्रम सं . 1 से 22 पर उल्लिखित परियोजनाओं या स्कीमों की बाबत प्रवृत्त रहेगी । 


[ सं. 220/ 2015/ फा . सं. वी . 27015/1/2015- एस ओ (रा . स.)] 

मक्खन लाल मीना, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


[ ATT II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th October, 2015 
S . O . 2854 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (I) read with clause (b ) of the 
Explanation to Section 35 AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government, on the 
recommendation of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , hereby notifies 
the institutions approved by the said National Committee , mentioned in column (2 ) of the Table below , and 
approves the eligible projects or schemes specified to be carried on by the said institutions and the estimated 
cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said Table , and also specifies in the column ( 4 ) of the Table 
the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 35 AC for the 
period of approval, namely: 


TABLE 


| Name of the Institution 


Sl. 
No . 


( 1 ) 


(2 ) 
Rural Development 
Association 
Wainem , B .P . O . Bungte P .O . 
Nambol 
Sardar Hills, Senapati Distt ., 
Manipur- 795134 
Kuki Sporting Club 
Lamulane Jail road , 
Imphal – 795001 
Manipur. 


Walawa Taluka Baudh 
Society , 
New High School Sangli, 
107 North Shivaji Nagar , 
Sangli – 416416 
Maharashtra . 
Shree Vijayalakshmi 
Charitable Trust, 
107 - A , Senguptha Street, 
Ram Nagar, 
Coimbatore – 641 009, 
Tamil Nadu . 
Mahashakti Foundation 
At-Madanpur Rampur , 
Kalahandi 
Odisha – 766102 . 


Project or scheme and Maximum amount of cost to be 
estimated cost thereof allowed as deduction under section 

35AC and period of approval 
( 3 ) 
Educate RuralManipur The Committee recommended 
Rs. 8 . 11 crore 

approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 8 . 11 crore for 
three financial years commencing 
with financial year, 2015 - 16 i. e ., 

2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Construction of Physical The Committee recommended 
Education Building and approval for the project at the 
Play Ground of Atheltics, estimated cost of Rs. 3 Crore for 
Games & Sports , free three financial years commencing 
training for poor and needy with financial year , 2015 - 16 i.e., 
students . Rs. 3 Crore . 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Expansion of present The Committee recommended 
activates for School & approval for the project at the 
Colleges Development estimated cost of Rs. 8 .85 Crore for 
area in Maharashtra three financial years commencing 
Rs. 8 .85 Crore 

with financial year, 2015 - 16 i.e ., 

2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Promoting and Uplifting of The Committee recommended 
poor children by providing approval for the project at the 
scholarship for continuing estimated cost of Rs. 595 Crore for 
education “ Gift of 

three financial years commencing 
knowledge” . Rs. 595 with financial year, 2015 - 16 i.e . 
Crore . 

2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Project proposal setting up The Committee recommended 
center for Agricultural and approval for the project at the 
conservation of natural estimated cost of Rs. 9 .83 Crore for 
resources research , training three financial years commencing 
and production at 

with financial year, 2015 - 16 i.e ., 
Muniguda, Distt., 

2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Rayagada, Odisha. 
Rs. 9 .83 Crore. 
Integrated Development | The Committee recommended 
programme with Special approval for the project at the 
Focus on Income 

estimated cost of Rs. 1835 .40 lakh 


Sir Ness Wadia Foundation 
Nerille House , 
J. N . Heredica Marg, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 (ii)] 
Ballard Estate , 

Generating programmes for three financial years commencing 
Mumbai-400001. 

for Youth , Farmers and with financial year, 2015 - 16 i.e ., 

Women . Rs. 1835 .40 lakh 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Pragati Jubak Sangha (PJS ) Project proposal seeking The Committee recommended 
At-Dolamandop , P .O . 

financial assistance for approval for the project at the 
Sukleshwore 

establishing rural hospital estimated cost of Rs. 5 .93 Crore for 
Via -Chandabali, Distt . 

cum -Nursing College and three financial years commencing 
Bhadrak 

Mobile Medical Health with financial year , 2015 - 16 i.e ., 
Odisha - 756133 . 

Care Unit for the BPL 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
People of Bhadrak District 
of Odisha. Rs. 5 .93 Crore . 


Satyadarshan Charitable Trust 
Mrugmal , ( Patel Fliyu ) 
Post : Virval, Ta: Dharampur, 
Dist: Valsad - 396050 . 


Establishment, Running 
and Maintenance 
Rs. 2 .97 Crore . 


Dalit Foundation 
C -58 , Basement, South 
Extension , 
New Delhi-110049. 


Comprehensive Program 
for the Upliftment of Dalit 
Community through direct 
intervention , fellowship 
program and NGO 
alliance. Rs. 10 . 12 Crore . 
Maitri Ghar 


The Committee recommended 
approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 2.97 Crore for 
three financial years commencing 
with financial year , 2015 - 16 i.e ., 
2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
The Committee recommended 
approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 10 . 12 Crore for 
three financial years commencing 
with financial year, 2015 - 16 i.e ., 
2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
The Committee recommended 
approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 2 . 00 Crore for 
three financial years commencing 
with financial year, 2015 - 16 i.e ., 
2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
The Committee recommended 
approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 21.78 Lakh for 
three financial years commencing 
with financial year , 2015 - 16 i.e., 
2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 


MAITRI 
J - 92 , A . R . D . Comlex , 
R . K . Puram , 
Sector- 13 , New Delhi- 110066 . 


Rs. 2 .00 Crore . 


Child Development Project 
- Vihigaon . 
Rs. 21.78 Lakh . 


TOUCH ( Turning 
Opportunities Upliftment of 
Child Help ) 
C /o Anandrao Pawar High 
School, Ground Floor, 
Vazira , L . T . Road , Borivili 
(west ), Mumbai-400091 . 
Anita Chanu Weightlifting 
Academy 
Luwangsanbam Makha Leikai, 
B .P . O . Mantripukhri-795002 
Manipur. 


Construction of Girls 
Hostel and Recreation 
Hall . Rs. 2 .50 Crore. 


The Committee recommended 
approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 2 .50 Crore for 
three financial years commencing 
with financial year, 2015 - 16 i.e ., 
2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
The Committee recommended 
approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 6 .00 Crore for 
three financial years commencing 
with financial year, 2015 - 16 i.e ., 
2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 


Financial help to needy 
students of weaker sections 
ofGujarat. Rs. 6 .00 Crore . 


Shree Mahavir Charitable 
Trust, 
302 , Smrudhi, Opp . Sakar III, 
B /B C .U . Shah College , Near 
Income Tax Circle , Off 
Ashram Road, 
Ahmedabad -380014 . 
Shree Jain Medical Relief 
Society 
10 , Vinayaka Mudali Street, 
Sowcarpet, Chennai – 600 079 . 


Dialysis Project . 


Rs. 1.90 Crore. 


The Committee recommended 
approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 1. 90 Crore for 
three financial years commencing 
with financial year, 2015 - 16 i.e ., 
2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 


[ ATT II - 005 3 ( ii) ] 
15 St. Jude India Childcare 

Centres 
525 ,5th floor , Arun Chambers, 
Tardeo , Mumbai- 400034 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
Provision of free of cost The Committee recommended 
housing for the children approval for the project at the 
suffering from chronic estimated cost of Rs. 27 .44 Crore for 
diseases presently focusing three financial years commencing 
on cancer and their parents , with financial year, 2015 - 16 i.e., 
to recuperate during their 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
cancer treatment along 
with providing them with 
physical and emotional 
necessities for combatting 
cancer. Rs. 27 .44 Crore . 
Community based action The Committee recommended 
for AIDS, T . B & Malaria approval for the project at the 
prevention . 

estimated cost of Rs. 7 .80 Crore for 

three financial years commencing 
Rs. 7.80 Crore . 

with financial year, 2015 - 16 i.e ., 

2015 - 16 , 2016 -17 and 2017- 18 . 
Skill Development, The Committee recommended 
Rs. 53. 34 Crore. 

approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 53. 34 Crore for 
three financial years commencing 
with financial year, 2015 - 16 i.e . 
2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 


16 


Janakalyan Pratisthan , 
At-Sivananda Nagar 
PO . Paralakhemundin 
Distt -Gajapati , 
Odisha -761200 . 


17 


Sakeshwar Gramin Vikas Seva 
Sanstha 
C /o Mr. Anirdha Manik Adsul 
Wagh Mala , 
Behind Krandikar Hospital, 
Ahmednagar , 
Tal/ Distt . Ahedmdnagar , 
Maharashtra . 
UMEED 

208 -216 , DDA Commercial 
Complex , 
Aurabindo Place Market , Hauz 
Khas , 
New Delhi- 110016 . 
Nowrosjee Wadia Maternity 
Hospital, 
Achary Donde Marg , Parel 
400012 
District Mumbai(MH ), India . 


Poverty Alleviation 
through Income 
Generation Programme 
and Health Care . 
Rs. 6 .62 crore. 


Upgrading & 
Modernization of 
Nowrosjee Wadia 
Maternity Hospital. 
Rs. 1912 lakh with corpus 
fund of Rs.200 lakh . 


20 


MESCO Education Society , 
Natalwala Building , 
110 , V . S . Road , Mahim , 
Mumbai-400016 . 


School Construction 
project and 
conducting/ sustaining this 
Activity in Rural Area . 
Rs. 12 .00 crore. 


The Committee recommended 
approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 6 .62 crore for 
three financial years commencing 
with financial year , 2015 - 16 i.e., 
2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
The Committee recommended 
approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 1912 lakh with 
corpus fund of Rs. 200 lakh for three 
financial years commencing with 
financial year, 2015 - 16 i.e., 2015 - 16 , 
2016 - 17 and 2017 -18 . 
The Committee recommended 
approval for the project at the 
estimated cost of Rs. 12 .00 crore for 
three financial years commencing 
with financial year, 2015 - 16 i.e ., 
2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
The Committee recommended 
approval for the project at the 
estimated cost of Rs 20 .00 crore 
(Rs. 10 crore + Rs. 3 crore + Rs.5 
crore + Rs.2 crore ) for three financial 
years commencing with financial 
year, 2015 - 16 i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 
and 2017 - 18 . 


David Rajasingh Educational 
& Charitable Trust , 
Melur, Doraisamypuram 
Village , Rajapalayam , 
Virudhunagar District, 
Tamilnadu -626121 . 


| (a ) Stella Mary s Arts & 
Science College 
(b ) Stella Mary s 
Orphanage Home 
( c ) Stella Mary s Free 
Service Hospital 
(d ) Stella Mary s Blind 
School. 
Rs. 20 .00 crore . 
(Rs. 10 crore + Rs.3 
crore + Rs.5 crore + Rs.2 
crore ). 


22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II — SEC . 3 (ii) ] 
Society for the welfare of Hi- Tech Vocational, The Committee recommended 
weaker Sections 

Agricultural Skill 

approval for the project at the 
Near DFO Office , 

Development Training . estimated cost of Rs. 12 .04 crore for 
Parlakhemundi, 

three financial years commencing 
District Gajapati, 

Rs. 12 .04 crore . 

with financial year, 2015 - 16 i.e ., 
Odisha- 761200 . 

2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 -18 . 


II. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 
2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 in respect of the projects or schemes mentioned at serial numbers 
1 to 22 of the Table above. 

[No. 220 /2015 /F . No. V . 27015 /3 /2015 - SO (NAT. COM )] 
MAKKHAN LAL MEENA , Dy. Secy. (National Committee ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


